Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 229-2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 
(पौष 7, 1944 शक) 
विधायी परिशिष्ट 
क्रमांक विषय वस्तु rg 
भाग-ा अधिनियम 
कुछ नहीं | 
भाग-ा अध्यादेश 
कुछ नहीं | 
भाग-ाा प्रत्यायोजित विधान 
अधिसूचना संख्या का०आ० 88 / Toso IV / 1872 / धा० 39 / 2022, 953—954 
दिनांक 28 दिसम्बर, 2022- हरियाणा चौकीदार (संशोधन) नियम, 2022 | 
भाग-9५ शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


कुछ नहीं | 


(civ) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 28, 2022 (PAUS. 7, 1944 SAKA) 953 
arti 


हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 


अधिसूचना 
दिनाक 28 दिसम्बर, 2022 


संख्या काग्आ० 88,/पं०अ० 1५ /1872/Mo 39/2022— हरियाणा विधि अधिनियम, 1872 (1872 का पंजाब 
अधिनियम 1५) की धारा 39-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा 
चौकीदार नियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


1. ये नियम हरियाणा चौकीदार (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं। 


2... हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, vat नियम कहा गया है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित 
नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 
“7 (क). उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील.- उपायुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित 
व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त को अपील दायर कर सकता है। आयुक्त, 
अपील की सुनवाई के बाद आदेश को पुष्ट, परिवर्तित या रद्द कर सकता है। आयुकत का निर्णय अन्तिम होगा |" | 


3. उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


“(1) प्रत्येक गांव चौकीदार, समय-समय पर सरकार द्वारा यथा नियत और अधिसूचित प्रतिमास मानदेय के साथ 
कर्मचारी भविष्य निधि लाभ जो कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय 
अधिनियम 19) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे, प्राप्त करेगा |" | 


अनिल मलिक, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास तथा पंचायत विभाग | 


954 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 28, 2022 (PAUS. 7, 1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 
Notification 
The 28th December, 2022 


No. S.O. 88/P.A.IV/1872/S.39/2022.— In exercise of the powers conferred under section 39-A of the 
Haryana Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further 
to amend the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, namely:- 


1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Amendment Rules, 2022. 


2. In the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013 (hereinafter called the said rules), after rule 7, the 
following rule shall be inserted, namely:- 


“7(A) Appeal against order of Deputy Commissioner- A person aggrieved by an order passed by the Deputy 
Commissioner under rule 7 may within a period of Thirty days from the date of such order, prefer an appeal to 
the Commissioner. The Commissioner may after hearing the appeal, confirm, vary or reverse the order. The 
decision of the Commissioner shall be final.”. 


3. In the said rules, in rule 12, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:- 


“(1) Every Village Watchman shall receive per month an honorarium as fixed and notified by the Government 
from time to time alongwith Employee Provident Funds benefits which shall be governed by provisions of the 
Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Central Act 19 of 1952).”. 


ANIL MALIK, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayats Department. 


10090—L.R.—H.G-P., Pk. 


